शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 202 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2019 - ज्येष्ठ 10, शक 1941 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 31 मई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 2- 101 / 2003 /7 -3 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के 
राज्यपाल , एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भू- अभिलेख ( राजपत्रित ) सेवा भर्तीनियम 2014 तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात : 


संशोधन 


उक्त नियमों की “ अनुसूची -एक " के स्थान पर , निम्नलिखित “ अनुसूची- एक ” प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“ अनुसूची- एक ” 
(नियम - 5 देखिये ) 


वेतनमान 


टिप्पणियां 


स . क्र . 
(1) 


सेवा में सम्मिलित पदों के नाम कुल पदों की संख्या वर्गीकरण 
(2 ) 

(3) ( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


आयुक्त , भू - अभिलेख 


प्रथम श्रेणी 


भारतीय प्रशासनिक सेवा 


भारतीय प्रशासनिक सेवा 


अपर आयुक्त, भू - अभिलेख 


प्रथम श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 15 


राज्य प्रशासनिक सेवा 


जिला भू -प्रबंधन अधिकारी 


प्रथम श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 


राज्य प्रशासनिक सेवा 


__ संयुक्त आयुक्त , भू - अभिलेख 


प्रथम श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 


राज्य प्रशासनिक सेवा 


5 


संयुक्त संचालक ( सांख्यिकी) 


प्रथम श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 


विभागीय सांख्यिकी सेवा 


403 


404 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 मई 2019 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


उप आयुक्त ( सांख्यिकी ) 


प्रथम श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 13 


विभागीय सांख्यिकी सेवा 


7 


उप आयुक्त , भू - अभिलेख 


द्वितीय श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 


राज्य प्रशासनिक सेवा 


द्वितीय श्रेणी 


प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक 
प्रशिक्षण विद्यालय 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 


राज्य प्रशासनिक सेवा 


9 


सहायक आयुक्त सांख्यिकी 


द्वितीय श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 


विभागीय सांख्यिकीय सेवा 


73 


द्वितीय श्रेणी 


वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 


प्रशासनिक पद 


अधीक्षक, भू- अभिलेख (नियमित, 
आबादी, सीलिंग, नजूल , परिवर्तित, 
भूमि , अधिकार अभिलेख, चकबंदी, 
बन्दोबस्त , भू -मापन ) 


उक्त नियमों की अनुसूची- दो " के स्थान पर , निम्नलिखित “ अनुसूची- दो " प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“ अनुसूची- दो " 
(नियम -6 देखिए) 


स . क्र . 


पदों के नाम 


टिप्पणियां 


कर्तव्य पदों की 
कुल संख्या 


भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत 
सीधी भर्ती द्वारा सेवा के अन्य सेवाओं 
[ नियम -6 सदस्यों की से स्थानान्तरण / 
(1) ( क ) पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा 
देखिए 

[ नियम - 6 [ नियम - 6 
( 1) ( ख ) ( 1 ) ( ग ) 
देखिए ] 

देखिए 
(4) (5) _ ( 6 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


( 7 ) 


आयुक्त , भू - अभिलेख 


100 % 


भारतीय 
प्रशासनिक सेवा 


अपर आयुक्त, भू - अभिलेख 


100 % 


राज्य 
प्रशासनिक सेवा 


____ 3 


जिला भू- प्रबंधन अधिकारी 


100 % 


राज्य 
प्रशासनिक सेवा 


4 


संयुक्त आयुक्त , भू- अभिलेख 


01 


100 % 


राज्य 
प्रशासनिक सेवा 


5 


संयुक्त संचालक ( सांख्यिकी ) 


100 % 


विभागीय 
सांख्यिकी सेवा 


उप आयुक्त ( सांख्यिकी ) 


100 % 


विभागीय 
सांख्यिकी सेवा 


7 


उप आयुक्त , भू - अभिलेख 


100 % 


राज्य 
प्रशासनिक सेवा 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मई 2019 


404 ( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


( 6 ) 


(7 ) 


100 % 


प्राचार्य, राजस्व निरीक्षक 
विद्यालय 


राज्य 
प्रशासनिक सेवा 


सहायक आयुक्त , सांख्यिकी 


___ 0 


2575 


25 % 


. 


विभागीय 
सांख्यिकी सेवा 


10 


73 


100 % 


प्रशासनिक पद 


अधीक्षक भू - अभिलेख ( नियमित , 
आबादी, सीलिंग, नजूल, परिवर्तित , 
भूमि , अधिकार अभिलेख, चकबंदी , 
बन्दोबस्त , भू -मापन ) 


उक्त नियमों की “ अनुसूची - चार " के स्थान पर, निम्नलिखित “ अनुसूची- चार " प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“ अनुसूची- चार " 
(नियम -14देखिये ) 


स . क्र . 


उस पद का नाम जिससे 
पदोन्नति की जानी है 


पदोन्नति की पात्रता 
हेतु न्यूनतम सेवा 

अवधि 


विभागीय पदोन्नति समिति के 

सदस्यों के नाम 


उस पद का नाम 
जिसमें पदोन्नति की 

जानी है 
( 4 ) 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


उप आयुक्त ( सांख्यिकी ) 


5 वर्ष 


संयुक्त संचालक 
( सांख्यिकी ) 


1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग 

या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट 
एक सदस्य - अध्यक्ष 


2. प्रमुख सचिव / सचिव 

छ . ग. शासन , 
राजस्व विभाग - सदस्य 


3. आयुक्त , 

भू - अभिलेख- सदस्य 


2 


सहायक आयुक्त ( सांख्यिकी ) 


5 वर्ष 


- - - तदैव -- - 


उप आयुक्त 
( सांख्यिकी ) 


6 वर्ष 


- - - तदैव - -- 


पर्यवेक्षक फसल प्रयोग / 
वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी 
अधिकारी 


सहायक आयुक्त 
( सांख्यिकी ) 


5 वर्ष 


- - - तदैव - - - 


अधीक्षक 
भू - अभिलेख 


सहायक अधीक्षक 
भू - अभिलेख / 
मुख्य संगणक / 
मुख्यमानचित्रकार 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कर्मेला लकड़ा, उप - सचिव. 


404 (2 ) 


EMAVIC 21514a , facilit 31 8 2019 


AtalNagar, the 31st May 2019 


NOTIFICATION 


No. F 2 - 101 /2003 /7 -3 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India ,the Governor of Chhattisgarh , hereby,makes the following further amendment in the recruitment and condition 
of service ofthe Chhattisgarh LandRecord (Gazetted ) Service , Rules, 2014, namely : 


AMENDMENT 


1. 


In schedule of the said rules , 
For serialnumber “ Schedule-I” and entries relating there to the following shall be “ Schedule -I” substituted , 
namely : 

“ SCHEDULE-I” 

(See Rule -5 ) 


Sl.No. 


Classification 


Name of post included 

in the Service 


Remarks 


Number of 
total posts 


Scales of Pay 


(2 ) 


(5) 


(6 ) 


Class -I 


Commissioner, 
Land Record 


As per Indian 
Administrative 

Services 


Indian 
Administrative 
Services 


Class- I 


Additional Commissioner, 
Land Record 


Pay Matrix 
Level 15 


State 
Administrative 
Services 


District Land Management 
Officer 


7 


Class - I 


Pay Matrix 
Level 14 


State 
Administrative 
Services 


Class -I 


Joint Commissioner , 
Land Record 


Pay Matrix 
Level 14 


State 
Administrative 
Services 


Class - I 


Joint Director 
( Statistical) 


Pay Matrix 
Level 14 


Departmental 
Statistical 
Services 


Class - I 


Deputy Commissioner, 
(Statistical) 


Pay Matrix 
Level 13 


Departmental 
Statistical 
Services 


Class - II 


Deputy Commissioner, 
Land Record 


Pay Matrix 
Level 12 


State 
Administrative 
Services 


8 


Class- II 


Principal, Revenue 
Inspector Training 
School 


Pay Matrix 
Level 12 


State 
Administrative 
Services 


Class- II 


Assistant Commissioner 
(Statistical) 


Pay Matrix 
Level 10 


Departmental 
Statistical 
Services 


13 


Class - II 


Pay Matrix 
Level 9 


Administrative 
Post 


Superintendent, Land 
Record (Regular,Abadi, 
Ceiling, Najul, Converted , 
Land Record of Right, 
Chakbandi, Bandobast, 
Measurement) 


FORTUIG THUS , farist 31 H 2019 


404 ( 3 ) 


- 


2 . 


In schedule of the said rules, 


For serialnumber “ Schedule - II” and entries relating there to the following shall be “ Schedule -II” substituted , 
namely : 


“ SCHEDULE - IT ” 

( See Rule -6 ) 


Sr.No. 


Name of post 


Remarks 


Total number 
of duty Posts 


Percentage of the number of posts to 

be filled in 
By direct By Promotion By transfer/ 
recruitment of Service deputation 
[ See rule 6 members from other 
( 1) (a) ] [ See rule 6 Services 
(1) (b ) ] [ See rule 6 

( 1) ( c) ] 

(6 ) 


(1) 


(2) 


1 


100 % 


Commissioner, 
Land Record 


Indian 
Administrative 
Services 


01 


100 % 


Additional Commissioner , 
Land Record 


State 
Administrative 
Services 


100 % 


District Land Management 
Officer 


State 
Administrative 
Services 


100 % 


Joint Commissioner , 
Land Record 


State 
Administrative 
Services 


100 % 


Joint Director 
( Statistical) 


Departmental 
Statistical 
Services 


100 % 


Deputy Commissioner, 
(Statistical) 


Departmental 
Statistical 
Services 


Deputy Commissioner, 
Land Record 


- 


100 % 


State 
Administrative 
Services 


100 % 


Principal, Revenue 
Inspector Training 
School 


State 
Administrative 
Services 


75 % 


Assistant Commissioner 
(Statistical) 


Departmental 
Statistical 
Services 


100 % 


Administrative 
Post 


Superintendent, Land 
Record (Regular, Abadi , 
Ceiling, Najul, Converted , 
Land Record ofRight, 
Chakbandi, Bandobast , 
Land Measurement) 


404 ( 4 ) 


BORTIE 15147 , facit 31 $ 2019 


In schedule of the said rules, 


For serial number " Schedule- IV ” and entries relating there to the following shall be “ Schedule -IV ” substituted , 
namely : 


“ SCHEDULE - IV ” 

( See Rule- 14 ) 


Sl. No. 


Name of the post from 
which promotion is to 

be made 


Name of the post 
to which promotion 

is to be made 


Minimum 

service 
period for 
eligibility 
promotion 

( 3 ) 


Names of the members of the 
Departmental Promotion 

Committee 


(1) 


(4 ) 


(5 ) 


5 years 


Deputy Commissioner, 
(Statistical ) 


Joint Director, 
(Statistical) 


1. Chairman , 

Public Service 
Commission or 
A member nominated by 
him - Chairman 


2 . Principal Secretary/ 

Secretary Government of 
Chhattisgarh Department 
of Revenue and Disaster 
Management - Member 


3. Commissioner, 

Land Record - Member 


5 years 


Assistant Commissioner, 
Statistical 


Deputy Commissioner 

(Statistical) 


-Do 


6 years 


-Do 


Supervisor, Crop 
Application /Senior 
Assistant Statistical 
Officer 


Assistant Commissioner 

(Statistical ) 


5 years 


-Do 


Superintendent 
Land Record 


Assistant Superintendent 
Land Record/ Chief 
Statistician / Chief 
Draftman 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

CARMELA LAKRA , Deputy Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


